पंजीयन क्रमांक 
“SAAPTS/St/09/203-205.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 8 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022--वैशाख 6, शक 944 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १२ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 जनवरी 2022 


क्रमांक ई -02/2022/Uh-2.—WI शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 20i8 बैच के निम्नलिखित 
अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 37-72-2027 को पूर्ण होने के उपरांत, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 206 के नियम 
3(१)(१) के परंतुक के अंतर्गत दिनांक 0]-0-2022 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix ,०ए९-।| में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
() (2) (3) (4) 
I. aft संबित मिश्रा, भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़, अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़ 
(208) जिला-रायगढ़. जिला-रायगढ़. 
499 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


500 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 [ भाग ॥ 


GD (2) (3) (4) 


2. श्री देवेश कुमार ya, भा.प्रसे.. अनुविभागीय अधिकारी, बीजापुर, अनुविभागीय अधिकारी, बीजापुर 
(208) जिला-बीजापुर. जिला-बीजापुर, 


2. श्री अभिषेक शर्मा, aoe. (2078) जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्‌ हैं, को उनसे कनिष्ठ 
अधिकरी श्री देवेश कुमार ध्रुव, ALVA. (20i8) के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix Level-I में 
प्रोफार्मा नियुक्ति प्रदान करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक i8 फरवरी 2022 


क्रमांक ई 7-03/2022/TH-2.— WSF शासन USSR श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2076), संचालक, पशु चिकित्सा 
सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, 
चिराग को केवल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिराग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चिराग परियोजना का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2022 


क्रमांक एफ 7-02/206/7/5.— ASF शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, 


अर्थात्‌ :-- 
संशोधन 
उक्त नियमों में परिशिष्ट-3 (किराये की दरें) की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-- 
अनु. क्र. भवन का नाम कक्ष की श्रेणी किराये की दर 
(4) (2) (3) (4) 

. छत्तीसगढ़ भवन/छत्तीसगढ़ सदन (() कक्ष रु. 3000/- 
2: (2) Dormitory रु. 500/- 
3. (3) सूइट रु. 5000/- 


उक्त निर्धारित दरें अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 50l 


गृह (सी-अनुभाग) विभाग 
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक i8 अप्रैल 2022 
विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2022 का सूचना तथा कार्यक्रम 
क्रमांक एफ-09-58/गृह-सी/परीक्षा/2022.--छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय 
परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2022, दिनांक 07 अगस्त, 2022 से दिनांक 08 अगस्त, 2022 तक रायपुर/दुर्ग/ 
बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुकतों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के 


STR को उपलब्ध HATA, 


सोमवार, दिनांक 04-08-2022 


क्रमांक प्रश्न पत्र समय 
(4) (2) (3) 


. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि. भू-अभिलेख एवं राजस्व 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


2. प्रश्न पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


3... प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित), उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों a | At: 70.00 बजे से 
लिये. दोपहर 7.00 बजे तक. 


4. प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), विक्रय कर विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


5. प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59. प्रथम प्रश्न पत्र-विद्युत संबंधी विधियाँ, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के). 


सोमवार, दिनांक 04-08-2022 


6. द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया, दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 


7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक शाम 05.00 बजे तक. 


पंजीयकों के लिये. 
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60. द्वितीय प्रश्न पत्र-भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


502 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 


[ aT 


मंगलवार, दिनांक 02-08-2022 


(2) 


(3) 


64. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-“बी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-“सी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-विद्युत संस्थापनायें (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 0.00 बजे से 
दोपहर 07.00 बजे तक. 


62. 


67. 


मंगलवार, दिनांक 02-08-2022 


दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व 
विभाग, भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान 
(पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 
प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 503 


बुधवार, दिनांक 03-08-2022 


(7) (2) (3) 


20. तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), 
सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


27. प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 
22. प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 

23. प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), बन क्षेत्रपालों के लिये. प्रातः 0.00 बजे से 
दोपहर 0.00 बजे तक. 
24. प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए. 


63. पांचवा प्रश्नपत्र-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


68. तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल 
विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


बुधवार, दिनांक 03-08-2022 
25. प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


26. प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


27. प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 
28. दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 
29. तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) बन क्षेत्रपालों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 


30. प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत विभाग के अधिकारियों | शाम 05.00 बजे तक. 
के लिये. 


37. चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) APT-I, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


32. प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


64. छठवां प्रश्न पत्र-विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्डस एरिया 
(बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


69. चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक 
संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


504 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 


[ 44 


गुरूवार, दिनांक 04-08-2022 


() 


(2) 


(3) 


33. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों, सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


34. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
35. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
36. प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 
37. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. की कर = be 
38. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 
39. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 
40. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 
गुरूवार, दिनांक 04-08-2022 

4. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 
42. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, दोपहर 02.00 बजे से 

सा.प्र.वि., भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. शाम 05.00 बजे तक. 
43. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
44. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 

शुक्रवार, दिनांक 05-08-2022 
45. प्रश्न पत्र-लेखा APT-7 (बिना पुस्तकों के), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
46. प्रश्न पत्र-लेखा APT-7 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रात: 0.00 बजे से 

47. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के | दोपहर or.00 बजे तक. 

अधिकारियों के लिये. 
48. प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 
49. द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के 


अधिकारियों के लिये. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 


505 


(7) (2) 


(3) 


50. 


65. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


प्रश्न पत्र-पंचायत राज, प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, 
तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, 
ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रात: 0.00 बजे से 
दोपहर 0.00 बजे तक. 


57. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


शुक्रवार, दिनांक 05-08-2022 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्नपत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारी 
संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


शनिवार दिनांक 06-08-2022 एवं रविवार दिनांक 07-08-2022 को शासकीय अवकाश 


58. 


सोमवार, दिनांक 08-08-2022 


प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 0.00 बजे से 
दोपहर 0.00 बजे तक. 


नोट :- 
. 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 9-03-99 एवं एफ 3-02/90/AI-U (3) के पाठ्यक्रम 
के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है. 


506 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 [ भाग ॥ 


2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी. 


3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे 
अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7/75/77/- VS. दिनांक 5 जनवरी 7978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 0 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा 
में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-06-2022 तक 
भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें 
इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5. समस्त परीक्षा ax आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें. 


6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा hes में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अरूण देव गौतम, सचिव. 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 अप्रैल 2022 


क्रमांक एफ 9-02/2022/25-2.—aeh अधिनियम, 995 यथा संशोधित अधिनियम, 203 Ht धारा 74(8) में निहित प्रावधानों 
के ded दिनांक (3-4-2022 को छ.ग. राज्य वक्‍फ बोर्ड की आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, (सेवानिवृत्त 
न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर), V-, अल्का एवेन्यु उसलापुर, बिलासपुर को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी 
एतद्द्वारा घोषणा की जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एम. आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 507 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 23 मार्च 2022 


भू-अर्जन प्रकरण HAAH/205/20270327090000 /H-82/2020-2.— Fhe राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे 
संलग्न अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 203 (जिसे ude पश्चात्‌ अधिनियम 203 कहा जायेगा) की धारा 7 की उप-धारा (7) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में धारा i2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

() (2) (3) (4) (5) (6) 
बलरामपुर- रामचन्द्रपुर चेरा 3.86 कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल॒ चेरा जलाशय योजना 
रामानुजगंज WEA. 6 संसाधन विभाग, क्रमांक-2 रामानुन-. के शीर्ष एवं नहर 

गंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निर्माण, 
(छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, अनुसूची 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग OS aaa oie 
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर 
(ख) तहसील-पखांजूर 
(ग) नगश/ग्राम-योगेद्धनगर 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर 


उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 24 मार्च 2022 


PAH /436 /A. /भू.अ. /A.F./24/A-82/2077-8.— 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 


अनुसूची के पद (7) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 3 ( Rees में) 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि हा (2) 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 

का अधिकार अधिनियम, 2073 (जिसे ude पश्चात्‌ अधिनियम, 60 Sate 
203 कहा जावेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित जा ‘nas 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता न . ap 


है :-- 


366/2 0.006 


508 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 


[ 44 


() (2) 
366/3 0.0 
365 0.032 
367 0.08 
357/ 0.007 
357/2 0.074 
357/3 0.004 
357/4 0.005 
350/7 0.04 
369 0.006 
455 0.07 
467/) 0.002 
467/2 0.005 
46/3 0.003 
46/4 0.002 
470 0.004 
74/3 0.006 
466/ 0.002 
466/2 0.002 
467 0.004 
468 0.005 
477 0.006 
474 0.006 
332 0.02 
372/ 0.002 
योग 28 0.254 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.व्ही. 32 
से पी.व्ही. 29 मार्ग लं. 5.00 कि. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण 
निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. )/भू-अर्जन अधिकारी, TER के कार्यालय में किया जा 
सकता है. 


उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 24 मार्च 2022 


HAH /7437/A. /Y.A. /V.H./25/SA-82/2077-8.— 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
203 कहा जावेगा) की धारा 49 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर 
(ख) तहसील-पखांजूर 
(ग) नगए/ग्राम-योगेन्द्रनगर 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

() (2) 

474/2 0.028 

486 0.033 

497/) 0.097 

492 0.039 

496 0.64 

498 0.08 

योग 44.00 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माटोली 
पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. )/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा 
सकता है. 


उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 24 मार्च 2022 


HAH /438/A. /भू. अ. /F.H./23/SA-82/2077-78.— 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (7) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 20:3 (जिसे ude पश्चात्‌ अधिनियम, 
203 कहा जावेगा) की धारा १9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है ;- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर 
(ख) तहसील-पखांजूर 
(ग) नगर/ग्राम-कृषकनगर 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.095 हेक्टेयर 


भाग 7 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 509 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(4) (2) 
394 0.04 
393 0.02 
392 0.005 
40 0.0 
403 0.02 

योग 05 0.095 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.व्ही 02 
से पानावार मार्ग a. 7.00 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. )/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा 
सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 9 मार्च 2022 


क्रमांक/05/अ-82/वर्ष 20i8-9.—Aioh राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (7) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 (जिसे wae पश्चात्‌ अधिनियम, 20:3 कहा 
जावेगा) की धारा 49 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-बेरला 
(ग) नगर/ग्राम-ताकम, प.ह.नं. 09 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0. हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर A) 

(7) (2) 

85 0.7 

योग 07 0.9 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ताकम एनीकट 
कम काजवे के पहुंच मार्ग हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
alent विलास संदीपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव., 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गरियाबंद, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


भू-अर्जन प्रकरण HAH/I728/20208220300004/3t- 
82/वर्ष 2020-27.— Ahem राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (१) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 20i3 कहा जावेगा) की धारा 49 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गरियाबंद 
(ख) तहसील-गरियाबंद 
(ग) नगर/ग्राम-मौहाभाठा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-.58 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(7) (2) 

347 0.04 


50 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 [ 377 


() (2) () (2) 

348 0.0 366/I 0.8 

355 0.04 

356 0.06 योग .58 

362 0.08 

363 0.08 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलेवा डोंगरी 
364 0.40 स्टाप डेम योजना के मुख्य नहर कार्य हेतु. 

380 0.04 

372 0.20 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
376 0.6 (रा. ), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 

378 0.2 

366/2 0.48 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
39/2 0.20 नप्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2022 


क्रमांक 83/दो-3-65/2007.--श्री जगदम्बा राय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) दिनांक 28-02-2022 को 
सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित 
अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 3040/2-3/S.7./06 दिनांक 
3I-0-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-33/2-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/27-A/S.7./200 दिनांक 
0१-05-20॥0 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


संजय कुमार जायसवाल, 
रजिस्ट्रार जनरल. 


Bilaspur, the 29th March 2022 


No. 30/L.G./2022/II-3-35/20!.—Shri Abdul Zahid Qureshi, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar 
(Dantewara) is hereby, granted earned leave for 06 days from 2-03-2022 to 26-03-2022 along with permission to 
remain out of headquarters from 20-03-2022 to 26-03-2022. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 Sil 


Bilaspur, the 29th March 2022 


No. 3I/L.G./2022/II-2-8/2022.—Shri Srinarayan Singh, Judge Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is 
hereby, granted earned leave for !3 days from 4-02-2022 to 26-02-2022 along with permission to remain out of 
headquarters from the morning of !2-02-2022 till the evening of 27-02-2022. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 
Bilaspur, the 29th March 2022 
No. 32/L.G./2022/I-2-30/206.—Shri Brijendra Kumar Shastri, I Additional Principal Judge, Family Court, 
Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from |4-03-2022 to 6-03-2022 along with permission to remain 


out of headquarters from 2-03-2022 to l6-03-2022. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, !70 days of earned leave are remaining in his leave account as 


on date. 


By order of the High Court, 
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.) 


बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


BHAI 87/Al-3-4/2008.— At कंवर लाल चरयाणी, तत्कालीन निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर वर्तमान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 5-03-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 07-77- 
209 से 37-0-202 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति 
छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 3040/2-ब/छ.ग./06 दिनांक 34-70-2006 के आलोक में 
प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


क्रमांक 88/el-2-73/207.— At योगेश पारीक, रजिस्ट्रार (चयन एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ ), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को 
उनके आवेदन पत्र दिनांक 5-03-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 0i-7:-209 से 3-0-202 हेतु उनके 
अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य 
विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 73040/27-3/S.77./06 दिनांक 3-0-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


52 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022 [ भाग ॥ 


बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


क्रमांक 89/eI-2-5/206.—M हिरेन्द्र सिंह टेकाम, न्यायाधीश, Pera न्यायालय, बलौदाबाजार को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
08-03-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 07-7-2079 से 34-70-2027 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 3040/2-A/5.7./06 दिनांक 3-0-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


आर. पी. देवांगन, 
बजट अधिकारी. 


